: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 भाद्र, 1937 ( २०) 
संख्या 69 3 राँची, रविवार 

20 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


28 अगस्त , 2015 


संख्या-5/ पद0 -5-01/ 11 ( खण्ड) का . 7882 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, रांची के नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री 
रविभूषण अस्थाना , आप्त सचिव, कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड, रांची को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 


( मुख्य सचिव कार्यालय) में आप्त सचिव के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-5/ पद0 -5-01 / 11 ( खण्ड) का . 788 3-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 


विभाग , झारखण्ड , रांची के नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नरेन्द्र 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार , 20 सितम्बर , 2 0 15 
कुमार , आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , रांची को स्थानान्तरित करते हुए अगले 


आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , रांची में आप्त सचिव के पद के 
विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 9 3 – 50 । 


